निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना 220 पटना,फायन,1834 FPO ), 


17 फाल्गुन 1934 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 8 मार्च 2013 


___ खान एवं भूतत्व विभाग 


सं0 स्वी0आ0सं0 - 1 / नि0 - 6 / 12 - 475 / एम0 


सेवा में , 


द्वारा: 


महालेखाकार, बिहार, 
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना । 
वित्त विभाग । 

पटना, दिनांक 1 मार्च 2013 
खान एवं भूतत्व विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 07 ( सात) खान निरीक्षक का 
अतिरिक्त पद सृजन की स्वीकृति । 


विषयः 


क्र० 


पदनाम 


वेतनमान 


ग्रेड - पे 


अभ्युक्ति 


स्वीकृत पदों 
की संख्या 


6 


2 

3 
खान निरीक्षक | 9300 - 34800 


4 
4200 


5 
0 7 


विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप स्वीकृत 


आदेश: 


स्वीकृत । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 मार्च 2013 
उक्त स्वीकृत पद का वेतनादि का भुगतान विभाग द्वारा धारित शीर्ष - 2853 - अलौह धातु खनन और 
धातु कर्म उद्योग - 02 - खानों का विनियमन तथा विकास - 001 - निदेशन तथा प्रशासन मांग संख्या 


एन0 - 2853020010001 के गैरयोजनान्तर्गत विकलित होगा । 


उक्त पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति आदि में बिहार खान एवं भूतत्व निरीक्षक सेवा नियमावली, 2009 
प्रभावी होगा । 
प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

मो0 हसनैन खॉ , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 220 -571+ 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


